तारों वाला 
चमकता झंडा 


$ थीं 


लेखक का नोट 


फ्रांसिस स्कॉट-की का जन्म 4779 में क्रांतिकारी यद्ध के दौरान मैरीलैंड में हआ था 

वो एक होशियार लड़का था. वो पेशे से एक वकील बना लेकिन वो अक्सर अपने 

परिवार और दोस्तों के लिए कविताएँ लिखता था. आरंभिक निवासियों की तरह, उसकी 

भी ईश्वर में गहरी आस्था थी. वो मदद और ताकत के लिए भगवान की प्रार्थना 

करता था. वो देशभक्त भी था और अपने देश से असीम प्यार करता था. उसने आशा 

व्यक्त की कि संयकत राज्य अमेरिका हमेशा स्वतंत्रता, न्याय और शांति के लिए काम 
करेगा 


4800 के दशक की शरुआत में, संयक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन फिर से लड़ रहे 
थे. ब्रिटेन, समद्र में अमेरिकी जहा नई को रोक रहा था. अमेरिकी कांग्रेस के कछ सदस्य 
कनाडा को, संयकत राज्य अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहते थे. 4842 में, संयक्त राज्य 
अमेरिका ने, ग्रेट ब्रिटेन पर यदध की घोषणा की 


4843 में, एक छोटी अमेरिकी सेना ने कनाडा पर आक्रमण किया. इसने राजधानी यॉर्क 
(टोरंटो) पर कब्ज़ा कर लिया और उसे जला डाला 


स्कॉट-की को लगा कि संयकत राज्य अमेरिका का, कनाडा पर आक्रमण करना गलत 
था. कनाडाई, संयक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे. उसने सोचा कि 
संयकत राज्य अमेरिका द्वारा नई भूमि हासिल करने के लिए युद्ध की घोषणा करना 
गलत था. क्‍या अमेरिकी स्वतंत्रता और न्याय के बारे में परी तरह भूल गए थे? 


लेकिन स्कॉट-की अपने देश की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार थे. 4844 में, ब्रिटिश 
सैनिक वाशिंगटन, डी. सी. पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, ब्लैडेन्सबर्ग की लड़ाई में 
स्कॉट-की ने भाग लिया. उसी वर्ष स्कॉट-की ने फोर्ट मैकहेनरी पर ब्रिटिश हमले को 
देखा. इस लड़ाई के दौरान, स्कॉट-की ने एक कविता लिखी, जिसे अब "द स्टार-स्पैंगल्ड 
बैनर" के नाम से जाना जाता है. 


यह "द स्टार-स्पैंगल्ड बैनर" कविता की कहानी है. 


अमेरिका की शुरुआत 43 उपनिवेशों के 
रूप में हुई. 

अनेक देशों से लोग इन उपनिवेशों में 
आये. 

वे कैसे जीना चाहते थे, इसके बारे में लोग 
अपने साथ अनेकों विचार लेकर आए. 

वे कैसे प्रार्थना करना चाहते थे इसके बारे 
में भी लोगों का अलग-अलग सोच था. 

लेकिन वे सभी एक उबड़-खाबड़ समुद्र को 
पार करके वहां आए. 

वे सभी जहाजों के हल में छिपकर आए. 
और वे सभी आज़ादी चाहते थे. 


तब ग्रेट ब्रिटेन का उपनिवेशों पर शासन था. 


लेकिन 4700 के दशक तक, 

उपनिवेशवादी, स्व-शासन चाहते थे. 

वे एक नया देश बनाना चाहते थे. 

वे सभी के लिए स्वतंत्रता और न्याय वाला देश चाहते थे. 


4776 में, उपनिवेशों के नेताओं ने स्वतंत्रता की घोषणा पर 
हस्ताक्षर किये. 


अब कॉलोनियां ग्रेट ब्रिटेन से मुक्त होंगी. 


4777 में नेताओं ने एक झंडा चुना. 

उसमें 43 धारियाँ और 43 सितारे थे. 

यह इस बात का संकेत था कि 43 उपनिवेश 
एकजुट थे. 

वे एक देश बनने के लिए एकजुट हुए 


संयुक्त राज्य अमरीका बनाने के लिए. 


अमेरिकियों ने अपनी आज़ादी के 
लिए लड़ाई लड़ी. 

उन्होंने क्रांतिकारी युद्ध लड़ा. 
अमेरिकी सैनिकों ने मैलरे-कुचैले 
कपड़ों में मार्च किया. 

उन्होंने बारिश और बर्फ़ में 
ब्रिटिश सैनिकों से युद्ध किया. 
वे बड़ी बहादुरी से लड़े. 

अमेरिकी सैनिक अपने देश से प्यार करते थे. 
वे देशभक्त थे. 

युद्ध के समय "यांकी डूडल" जैसे देशभक्ति गीत 


युद्ध के मैदान में बजाए गए. 


4783 में अमेरिकियों की जीत हुई. 

43 उपनिवेश, 43 राज्य बन गये. 

फिर 4794 में वरमोंट एक राज्य बना. 
4792 में केंट्रकी एक राज्य बना. 

अब 5 राज्य थे. 


795 में झंडे में दो सितारे और दो धारियाँ 
जोड़ी गईं. 


चर 
5. 


4 


पल 


५५ 


844 में, संयुक्त राज्य अमेरिका फिर से 


ग्रेट ब्रिटेन के साथ युद्ध में था. 

ब्रिटिश सैनिकों ने वाशिंगटन, डी.सी. पर हमला किया 
उन्होंने व्हाइट हाउस जला दिया. 

उन्होंने नौसेना यार्ड को जला दिया. 

फिर उन्होंने एक बूढ़े अमेरिकी डॉक्टर 

विलियम बेन्स को गिरफ्तार कर लिया. 

उन्होंने उन्हें बंदी बना लिया. 


एक अमेरिकी वकील ने सुना कि डॉ. बीन्स 
के साथ क्‍या सलूक हुआ. 


उस वकील का नाम फ्रांसिस स्कॉट-की था. 

वो अपने मित्र को मुक्त कराना चाहता था. 

राष्ट्रपति जेम्स मैडिसन ने, स्कॉट-की अंग्रेजों 
से बात करने की अनुमति दे दी. 


अन्य ब्रिटिश जहाज़ फोर्ट मैकहेनरी पर 
हमला करने की तैयारी कर रहे थे. 


फ्रांसिस स्कॉट-की बाल्टीमोर के बंदरगाह पर 


एक ब्रिटिश जहाज़ पर चढ़े. 


स्ल्तेतो पोदा हक दाझ 75 अंग्रेज नहीं चाहते थे कि अमेरिकी 

एक और अमेरिकी को अपने साथ लिया. अपनी योजनाओं को छोड़ें. 

ब्रिटिश अधिकारी डॉ. बीन्‍्स को रिहा करने पर स्कॉट-की जहाज़ के डेक पर घूमते रहे. 
सहमत हो गये. उन्होंने अपनी दूरबीन से 

लेकिन अमेरिकियों को जहाज पर ही रहना पड़ा. सितारे के आकार का किला देखा. 


गोलियों की बौछार ने फोर्ट मैक-हेनरी को तबाह कर 
] अर क दिया. 


! हु +.- हि पल 


. के १] 
डे 28७9 4 ## 3935 


है का 


कट #*... 


बादल भरी, बरसाती रात में भी हमला ज़ारी रहा 
कभी-कभी बम हवा में ही फट जाते थे. 

बमों ने आकाश को जगमगा दिया. 

स्कॉट-की ने यह देखने की कोशिश की कि 
क्या अमेरिकी झंडा अभी भी 

किले के ऊपर लहरा रहा था. 


८ 
6 
पा कै, 


७. ५ ८ 63900 5 ई- फ्द्े 


$: 2८ | की 8 28 


<5& 


स्कॉट-की बाल्टीमोर में महिलाओं और 
बच्चों को लेकर चिंतित थे. 

वे किले से केवल दो मील दूर थे. 

हर धमाके से लोगों के घर हिलते थे. 

यदि किले पर कब्जा कर लेते, 


तो फिर ब्रिटिश, बाल्टीमोर को जला देते. 


५46 


स्कॉट-की गुस्से में थे. 

उन्हें अपने देश के लिए डर लग रहा था. 

अंग्रेज़ों ने उन्‍हें जहाज़ को छोड़ने नहीं दिया. 

इसलिए, स्कॉट-की के कुछ मदद नहीं कर सके. 

हालाँकि, हमले के बारे में उन्होंने कैसा महसूस 
किया वो उसके बारे में लिख सकते थे. 

स्कॉट-की एक कविता लिखना चाहते थे. 

उन्होंने अपनी जेब में से एक पुराना पत्र 
निकाला. 

उसके पीछे उन्होंने कुछ नोट लिखे. 

तोपें गरजने त्रगीं: 

रॉकेट भड़के: 

वहां के दृश्यों और ध्वनियों ने कविता के लिए 
स्कॉट-की को विचार दिए. 

रॉकेट की लाल चमक 

ऑर हवा में फूट रहे बम; 

रात में इस बात का सबूत थे 

कि हमारा झंडा अभी भी वहां नहरा रहा था. 


इस बीच, ब्रिटिश सैनिक जहाज़ से बजरों में 
नीचे उतरे. 

वे चुपचाप किले के पीछे की ओर गए. 

क्या अंग्रेज़ किले पर कब्ज़ा कर लेंगे? 

लड़ाई के धुएँ ने बरसात की रात के कालेपन 
को और गाढ़ा कर दिया. 


स्कॉट-की यह नहीं देख सके कि वहां क्‍या हो 
रहा था. 


44 सितंबर की सुबह, 

फोर्ट मैक-हेनरी पर धुंध छाई हुई थी. 

स्कॉट-की घबराए हुए थै. 

कौन सा झंडा लहरा रहा था? 

क्या वो ब्रिटिश झंडा था? 

या फिर वो अमेरिका का सितारों वाला झंडा था? 


स्कॉट-की ने अपने और कुछ विचार लिखे. 
बोलो क्‍या तुम देख सकते हो? 
भोर की शुरुआती रोशनी में; 


जिस गोधूलि की आखिरी चमक का गर्व से 
स्वागत किया 


फिर सुबह की रोशनी तेज़ हो गई. 


स्कॉट-की को हवा में एक बैनर लहराता हुआ 
दिखाई दे रहा था. 


क्या वो अमेरिकी झंडा था? 


उन्होंने झंडे के फहराने के लिए हवा के झोंके 
का इंतजार किया. 


हाँ, अब वो इसे देख सकते थे. 
वो सितारों वाला झंडा था. 


संयुक्त राज्य अमेरिका जीत गया था! 


स्कॉट-की ने अपनी कविता ख़त्म की. 


कविता के अंत में उन्होंने अपने देश को सुरक्षित रखने के 
लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया. 


स्कॉट-की ने स्किनर और एक अन्य व्यक्ति को अपनी 


ब्ु जे कविता दिखाई. 
हु उनमें से एक उसे प्रिंटर के पास ले गया. 


47 सितंबर को, वो कविता, एक हैंडबिल के रूप में छपी. 
वो हैंडबिल लोगों को पढ़ने के लिए दिया गए. 


46 सितंबर को, स्कॉट-की, स्किनर 
बीन्स के साथ बाल्टीमोर लौट आए. 


स्मारा 


कविता को संगीत की धुन पर सेट किया गया 
"स्वर्ग में एनाक्रेओन के लिए." 

वो गीत एक प्राचीन यूनानी कवि 

एनाक्रेओन के बारे में था. 


वो गीत 4700 के दशक में, ग्रेट ब्रिटेन में लिखा 
गया था. 


वो गीत ग्रेट ब्रिटेन और 
संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत ल्लोकप्रिय था. 
स्कॉट-की उसकी धुन जानते थे. 


"द स्टार-स्पैंगल्ड बैनर" की खबर 

बाल्टीमोर में तेजी से फैली. 

हमले को लेकर लोगों में गुस्सा था. 

उन्हें अमेरिकी जीत पर गर्व था. 

वे देशभक्ति के मूड में थे. 

धीरे-धीरे गाने की खबर पूरे देश में फैल गई. 


"द स्टार-स्पैंगल्ड बैनर" तमाम पत्रिकाओं में 
छपा, और समाचार पत्रों, और गीत पुस्तकों में भी. 


4800 के दशक में, "द स्टार-स्पैंगल्ड बैनर 
अक्सर चार जुलाई को बजाया जाता था. 
तब पूरे देश में भारी भीड़ जमा होती थी. 


लोग अमेरिकी आज़ादी की लड़ाई को याद 
करते थे. 


शहरों में भाषणों, रात्रिभोजों, परेडों और संगीत के 
साथ जश्न मनाया जाता था. 

स्वतंत्रता की घोषणा पढ़ी जाती थी. 

बैंड, देशभक्ति के गीत बजाते थे. 

फिर कई वर्षों तक ऐसा लगा जैसे लोग 

"द स्टार-स्पैंगल्ड बैनर" गीत के बारे मैं भूल गए. 


4864 में गृहयुद्ध छिड़ गया 

उत्तरी राज्यों और दक्षिणी राज्यों के बीच. 

सैनिक फिर से युद्ध के लिए आगे बढ़े. 

लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना उमड़ पड़ी. 


क्या देश एकजुट रहेगा? 


"द स्टार-स्पैंगल्ड बैनर" ने लोगों की मदद की 

उन्हें अपनी आशा और भय की भावनाएँ दिखाने में. 
चार सात्र बाद 4865 में युद्ध समाप्त हुआ. 

उत्तर युदुध जीत गया था. 


और राज्य अभी भी एकजुट थे. 


4894 में, जॉन फिलिप सूसा, यूनाइटेड मरीन बैंड न्यू इंग्लैंड गया. 
स्टेट्स मरीन बैंड के कंडक्टर थे. वो मिडवेस्ट तक गया. 


उन्होंने देश के दौरे के दौरान बैंड का बैंड ने प्रत्येक पड़ाव पर 
नेतृत्व किया. "द स्टार-स्पैंगल्ड बैनर" बजाया. 


4948 में विश्व सीरीज बेसबॉल खेल में 

लोगों में देशभक्ति की भावना उमड़ पड़ी. 

शिकागो कब्स और बोस्टन रेड सॉक्स 

शिकागो के कॉमिस्की पार्क में बेसबॉल खेल रहे थे. 


947 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व 
युद्ध में प्रवेश किया. 

तब सैनिकों को विदेशों में खाइयों में लड़ने के 
लिए जाना पड़ा. 

तब अपने देश में अमेरिकियों ने अपना समर्थन 
दिखाने के तरीकों के बारे में सोचा. 


एक बिंदु पर, बैंड ने धुन बजाई जल्द ही, 49,000 से अधिक लोग एक 


"द स्टार-स्पैंगल्ड बैनर" वाली. साथ गा रहे थे. 

फिर खिलाडियों ने संगीत की ओर रुख किया. 2 होने के बा सभी ने 

लोगों ने अपनी टोपी उठाकर गीत का स्वागत ताज पता आग का गए 
बढ़ाया. 


किया. 


फिर कुछ लोगों ने गाना शुरू कर दिया. 


है 


उसके बाद से "द स्टार-स्पैंगल्ड बैनर" 
गीत बजाना 


बेसबॉल परंपरा का हिस्सा बन गया. 
) “ही - ड़ शः ££ नह ०28 ८<  & (४. १७ 
४ १ ३५) ५८। ४7 २७४०५ किक; #ू १ 


>. ९ # ०७७ 


धि हद ः २ छछरऊ' 


प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, 

और फिर सैनिक घर आए. 

कुछ लोग "द स्टार-स्पैंगल्ड बैनर" को 
राष्ट्रीय गान बनाना चाहते थे. 

उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए 

यह प्रशंसा का गीत लगा. 

लेकिन अन्य लोगों को यह विचार पसंद नहीं आया. 
उन्हें लगा कि उस गीत को गाना कठिन था. 
उसके शब्दों को याद रखना कठिन था. 
कविता तब लिखी गई थी जब अमेरिका 
और ग्रेट ब्रिटेन युद्ध में थे. 

बाद में ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका का 

सबसे अच्छा दोस्त बन गया. 

राष्ट्रगान शांति का गीत होना चाहिए, 


उन्होंने कहा, युद्ध का नहीं. 


कुछ लोगों ने प्रतियोगिताएं भी आयोजित कीं. 


वे अमेरिका के राष्ट्रगान के लिए 
कोई अन्य गाना ढूंढना चाहते थे. 
लेकिन तमाम लोग 


"द स्टार-स्पैंगल्ड बैनर" ही चाहते थे. 


उसके लिए लगभग 6,000,000 लोगों ने 
एक याचिका पर हस्ताक्षर किए. 


कई वर्षों बाद, 3 मार्च, 4934 को, 


कांग्रेस ने एक विधेयक पारित किया. 

राष्ट्रपति हर्बट हूवर ने उस विधेयक पर 
हस्ताक्षर किये. 

उससे "द स्टार-स्पैंगल्ड बैनर" अमेरिका का 
राष्ट्रगान बन गया. 


फ्रांसिस स्कॉट-की ने कहा कि वो गाना 
उन्होंने अपने दिल से लिखा था. 


और उन्होंने देखा था कि कैसे उस गाने ने 
अमेरिकियों के दिलों को छुआ था. 


वो अमेरिकी ध्वज के बारे में एक गीत था. 


वो एक युवा देश और उसकी स्वतंत्रता प्रेम के 
बारे में एक गीत था. 


गीत को सुनें. 

उन बहादुर लोगों को याद करें जो कई 
अलग-अलग देशों से आए थे. 

फोर्ट मैक-हेनरी के हीरोज़ को याद करें 

जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी. 

अपने आसपास के हीरोज़ के बारे में सोचें, 

और भविष्य के हीरोज़ के बारे में भी. 

क्या वो सितारा-स्पैंगल्ड ध्वज 

अभी तक लहराता है 

मुक्त की भूमि पर 

और बहादुरों के घरों में? 


फोर्ट मैक-हेनरी की रक्षा 
(सितारा-स्पैंगल्ड या टिमटिमाते सितारों का झंडा) 


धुन-स्वर्ग में एनाक्रेओन 

कहो क्‍या तुम भोर की शुरुआती रोशनी में देख सकते हो, 

हमने गोधूलि की आखिरी चमक का कितने गर्व से स्वागत किया, 
हे लड़ाई के दौरान जिसकी चौड़ी धारियाँ और चमकीले सितारों 


प्राचीर के ऊपर से हमने इतनी वीरता को देखा. 
रॉकेट्स की ल्राल चमक में, हवा में फूटते बमों के बीच, 
रात भर यह सबूत था कि हमारा झंडा अभी भी वहीं था; 


कहने का तात्पर्य यह है कि वो सितारा-स्पैंगल झंडा अभी भी लहरा 
रहा है, 


मुक्‍्तों की भूमि और बहादुरों का घरों में? 


समुद्र तट पर गहरे कोहरे के बीच से धुँधल्रा दिखाई दे रहा है, 
जहाँ शत्रु का अभिमानी मेज़बान मौन में विश्राम कर रहा है, 

वो क्‍या है जो हवा, ऊँची खड़ी ढलान पर, 

बड़े उपयुक्त ढंग से उड़ता है, आधा छुपता है, आधा प्रकट होता है? 
फिर वो सुबह की पहली किरणों की चमक को पकड़ता है, 

पूरी महिमा में उसकी नई चमक झलकती है, 

यह सितारा-स्पैंगल्ड झंडा है, वो लंबे समय तक लहराता रहे 
मुक्तों की भूमि और बहादुरों का घरों में. 


और अब वो बैंड कहां है जिसने इतनी शेखी बघारकर कसम 


खाई थी 
युद्ध की विभीषिका और युद्ध की उलझन के बारे में, 
एक घर और एक देश, वो अब हमें नहीं छोड़ेंगे? 


उनके खून ने उनके गंदे कदमों के प्रदूषण को धो डाला है. 


कोई भी मज़दूरों और दासों को नहीं बचा सकता है, 
उड़ान के भय से या कब्र के अंधकार से, 

और विजय में सितारा-स्पैंगल्ड झंडा लहराता है, 
मुक्‍्तों की भूमि और बहादुरों के घरों में. 


फिर ऐसा होगा जब स्वतंत्र लोग खड़े होंगे, 
अपने प्यारे घरों और युद्ध की वीरानी के बीच, 
विजय और शांति का आशीर्वाद दें, 

स्वर्ग ने हमारी भूमि को बचाया. 

उस शक्ति की स्तुति करो 

जिसने हमें एक राष्ट्र बनाया और हमें बचाया! 
जब हमारा उद्देश्य उचित होगा, तब हम ज़रूर जीतेंगे, 
और यह हमारा आदर्श वाक्य है - 

"ईश्वर पर हमारा भरोसा है;" 

और विजय का सितारे वाला ध्वज लहराएगा, 
मुक्तों की भूमि और बहादुरों के घरों में. 


